पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.7 


शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 27 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई 2024--आषाढ़ 14, शक 1946 
विषय--सूची 
भाग 1.--(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, । भाग 3.--(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 


(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 
भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 जून 2024 


क्रमांक एफ 4-1/2007/1-7.-- Shri Ajit Kumar Rajbhanu, I Additional District and Sessions Judge, Kunkuri 
(C.G.) की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक F-No. 2788/91 1/XXI-B/C.G./2024, दिनांक 15-03-2024 SRI मान. 
उच्च न्यायालय, बिलासपुर से वापिस लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ लोक आयोग में प्रतिनियुक्ति पर विधिक सलाहकार के 


पद पर पदस्थ करते हुए सौंपी गई है. 


अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा Shri Ajit Kumar Rajbhanu, I Additional District and Sessions Judge, Kunkuri (C.G.) 
को छत्तीसगढ़ लोक आयोग में विधिक सलाहकार के पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करता 


है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मुकेश कुमार बंसल, सचिव. 


459 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2024. 


460 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024 [ भाग 1 


गृह (पुलिस) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 जून 2024 
क्रमांक एफ 7-08/2023/दो-गृह/भापुसे.-- राज्य शासन एतद्द्वारा श्री भोजराम पटेल, ( भापुसे-2013 ), सेनानी, 15वीं वाहिनी, ( भ/स) 
छसबल, TAR, बीजापुर, छ.ग. को दिनांक 06-06-2024 से 20-06-2024 (कुल 15 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता 


है. 


2. अवकाश से लौटने पर श्री भोजराम पटेल, आगामी आदेश तक, सेनानी, 15वीं वाहिनी, (भ/स) छसबल, धनौरा, बीजापुर, छ.ग. के 
पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


3. अवकाश अवधि में श्री पटेल को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व प्राप्त होते 
थे. 

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पटेल (भापुसे-2013), अवकाश पर प्रस्थान नहीं करते तो अपने पद पर यथावत कार्यरत रहते. 
5. श्री भोजराम पटेल (भापुसे-2013 ), सेनानी 15वीं वाहिनी, (भ/स) छसबल, धनौरा, बीजापुर, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में 


उनका प्रभार श्री प्रशांत कुमार ठाकुर, ( भापुसे-2011 ), सेनानी, Saf वाहिनी, (भ/स) छसबल, जगदलपुर, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के 
साथ-साथ सौंपा जाता है. 
नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 जून 2024 
क्रमांक एफ 7-03/2019/दो-गृह/भापुसे.--राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अजातशत्रु बहादुर सिंह, ( भापुसे-2011), निदेशक, ट्रेनिंग 
आपरेशन, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, एसडीआरएफ तथा नगर सेना छ.ग. को दिनांक 19-02-2024 से 11-03-2024 (कुल 22 
दिवस) तक का अर्जित अवकाश sat Hata स्वीकृति प्रदान की जाती है. 
2. अवकाश अवधि में श्री सिंह को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व प्राप्त होते थे. 


3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजातशत्रु बहादुर सिंह ( भापुसे) अवकाश पर प्रस्थान नहीं करते तो अपने पद पर यथावत कार्यरत 
रहते. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव. 


श्रम विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 जून 2024 


क्रमांक एफ 9-4/2009/16.-- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 11, सहपठित उपकर नियम, 
1998 के नियम 14 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस संबंध में पूर्व में प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ-9-4/2009/16, दिनांक 
20 मई, 2014 को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा कार्यालय श्रमायुकत, इंद्रावती भवन, AAT रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) में पदस्थ 
समस्त उप श्रमायुक्त को अपीलीय अधिकारी नियुक्त करता है, और यह निर्देश देता है कि वे उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी की 
शक्तियों का प्रयोग अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्रों की सीमा में करेंगे. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024 461 


No. F 9-4/2009/16.—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Building and Other Construc- 
tion Workers Cess Act, 1996, read with Rule 14 of the Cess Rules, 1998 and superseding the notification number F-9- 
4/2009/16, dated 20 May 2014 issued earlier in this regard, the State Government hereby appoints all Deputy Labour 
Commissioners posted in the Office of the Labour Commissioner, Indravati Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar 
(Chhattisgarh) as Appellate Officers, and directs that they will exercise the powers of the Appellate Officer under the 
said Act within the limits of their respective jurisdictional areas. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 जून 2024 


क्रमांक एफ 9-4/2009/16.--संविदा श्रमिक (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 (क्रमांक 37 सन्‌ 1970) कौ धारा 15 (1) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस संबंध में पूर्व में प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ-9-4/2009/16, दिनांक 04 मार्च, 2011 को 
अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा कार्यालय AMAR, इंद्रावती भवन, AA रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) में पदस्थ समस्त उप श्रमायुक्त 
को अपीलीय अधिकारी नियुक्त करता है, और यह निर्देश देता है कि वे उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग 
अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्रों की सीमा में करेंगे. 


No. F 9-4/2009/16.—In exercise of the powers conferred by Section 15(1) of the Contract Labour 
(Regulation and Abolition) Act, 1970 (No. 37 of 1970) and superseding the notification number F-9-4/2009/16, dated 
04 March, 2011 issued earlier in this regard, the State Government hereby appoints all Deputy Labour Commissioners 
posted in the Office of the Labour Commissioner, Indravati Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar (Chhattisgarh) as 
Appellate Officers, and directs that they will exercise the powers of the Appellate Officer under the said Act within the 
limits of their respective jurisdictional areas. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 जून 2024 


क्रमांक एफ 9-4/2009/16.--अ न्तर्रज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन तथा सेवा शर्तें), अधिनियम, 1979 (1979 की 
संख्या 30) की धारा 11 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा कार्यालय श्रमायुकत, Salad भवन, नवा 
रायपुर अटल नगर (छ.ग.) में पदस्थ समस्त उप श्रमायुक्त को अपीलीय अधिकारी नियुक्त करता है, और यह निर्देश देता है कि वे उक्त अधिनियम 
के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्रों की सीमा में करेंगे. 


No. F 9-4/2009/16.—In exercise of the powers conferred by Sub-section 1 of section 11 of the Inter-State 
Migrant Workers (Employment, Regulation and Conditions of Service) Act, 1979 (No. 30 of 1979), the State Govern- 
ment hereby appoints all Deputy Labour Commissioners posted in the Office of the Labour Commissioner, Indravati 
Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar (Chhattisgarh) as Appellate Officers, and directs that they will exercise the powers 
of the Appellate Officer under the said Act within the limits of their respective jurisdictional areas. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 जून 2024 


क्रमांक एफ 10-8/2018/16.--असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की अधिसूचना क्रमांक एफ 
10-11/2018/16, दिनांक 02-08-2018 में ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना की कण्डिका (ब) में 
निम्नानुसार संशोधन अंतःस्थापित करती है :-- 


(ब) योजना हेतु पात्रता 
“योजना का लाभ लेने हेतु महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक का मंडल में पंजीयन, बच्चे के जन्म 
से कम से कम 01 वर्ष पूर्व होना अनिवार्य है 


उपरोक्त संशोधन अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा. 


462 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024 [ भाग 1 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 जून 2024 


क्रमांक एफ 10-8/2018/16.--असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की अधिसूचना क्रमांक एफ 
10-2/2015/16, दिनांक 11-03-2015 में सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना की कण्डिका (2) में निम्नानुसार संशोधन अंतःस्थापित करती 


है :-- 


(2) योजना हेतु पात्रता 
2.1 “योजना का लाभ लेने हेतु महिला सफाई HAAR का मंडल में पंजीयन, बच्चे के जन्म के कम से कम 01 वर्ष पूर्व होना 
अनिवार्य है 


उपरोक्त संशोधन अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 जून 2024 


क्रमांक एफ 10-8/2018/16.--असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की अधिसूचना क्रमांक एफ 
10-8/2018/16, दिनांक 28-04-2018 में असंगठित कर्मकार weld सहायता योजना की कण्डिका (ब) में निम्नानुसार संशोधन अंतःस्थापित 
करती है :-- 


(ब) योजना हेतु पात्रता 
योजना का लाभ लेने हेतु महिला असंगठित कर्मकार का मंडल में पंजीयन, बच्चे के जन्म के कम से कम 01 वर्ष पूर्व होना अनिवार्य 


है. 


उपरोक्त संशोधन अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 जून 2024 


क्रमांक एफ 10-12/2015/16.--छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27, सन्‌ 1960) की धारा 6 की उपधारा (1) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषयक पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा 
अधोउल्लेखित प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची में ecified व्यक्तियों को क्रमश: श्रम अधिकारी एवं उप श्रम अधिकारी नियुक्त करता है :-- 


अनुक्रमांक प्रथम अनुसूची अनुक्रमांक द्वितीय अनुसूची 
(1) (2) (3) (4) 
1. श्री शनुक लाल जांगड़े 1. श्री अशोक कुमार चौरसिया 
5; श्रीमती सविता मिश्रा 2. श्री जी. डी. प्रसाद 
3. श्री डी. पी. तिवारी 3. श्री राजकुमार तम्हाने 
4. श्रीमती अनिता गुप्ता 4. श्री कंगजोर केरकेट्टा 
5, श्री एस. एस. पैकरा 5. श्री घनश्याम पाणिग्रही 
6. श्री विकास सरोदे 6. श्री समीर मिश्रा 
ve श्री अनिल PIR 7. श्री भूपेन्द्र नायक 
8. श्री बी. एस. बरिहा 8. श्रीमती लता आहुजा 
9. श्रीमती श्रद्धा केशरवानी 9. श्री ओम व्यास नेताम 
10. श्री तेजेश कुमार 10. श्री आर. एस. राजपूत 
11 श्रीमती ज्योति शर्मा 11 श्री जी. के. पाण्डेय 


श्री डी. एन. पात्र 


= 
N 


श्री शोएब काजी 


= 
N 


भाग 1 J 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024 463 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


श्री नंद किशोर साहू 

श्री एलेन मिंज 

श्री Cars कुमार देवांगन 
श्री संजय कुमार सिंह 
श्री आर. के. प्रधान 

श्री राजेश आदिले 

श्री पी. के. बिचपुरिया 
श्री नितेश कुमार विश्वकर्मा 
श्रीमती पायल शर्मा 

श्री सुदेश कुमार 

श्री आजाद सिंह पात्रे 
श्रीमती सुनीता जोशी 


श्री मनीष कुमार नेताम 
श्री मनीष बघेल 

श्री सूरज कुमार 

श्री नरेन्द्र कुमार ठाकुर 
श्री अभिषेक ठाकुर 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 


सूर्यकिरण तिवारी, उप सचिव. 


राजस्व विभाग 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 


आपदा प्रबंधन विभाग 


बिलासपुर, दिनांक 29 मई 2024 


प्रारूप-एक 


(नियम 11 देखिये) 


भू-अर्जन प्र. क्रमांक/31/अ-82/2022-23.-- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा 
आशयित है, अर्थात्‌ :-- 


जिला 
(1) 


तहसील नगर/ग्राम क्षेत्रफल 


(2) (3) 


(4) 


लोक प्रयोजन का विवरण 
(5) 


बिलासपुर 


बेलगहना केन्दाडाड 0.064 हेक्टेयर 


जेवस व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु. 


उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन के लिए जन सुनवाई (दिनांक) 21-06-2024 को 
(समय) 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन ग्राम केन्दाडाड पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-- 


(एक) 
(दो) 
(तीन) 


(चार) 


(पांच) 


लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण -- 


प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या -- 


अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या -- 


प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों -- 


की अनुमानित संख्या. 


प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य -- 
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. 


जेवस व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु. 


निरंक 


464 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024 [ भाग 1 


(छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? ८ हां 


(सात) क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार -- जेवस व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु. 
कर लिया गया है ? 


(आठ) परियोजना की कुल लागत — 
(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ = = 


(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए. — भूमि अर्जन पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. का अधिकार अधिनियम, 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा 
समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताया गया उपाय का 
अनुपालन किया जावेंगा तथा सम्भावित व्यय रु. पांच लाख 

या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो. 


(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक = निरंक 


उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय 
एवं स्थान पर दी जा सकेगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, 
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर, दिनांक 13 जून 2024 


क्रमांक/8186/भू-अर्जन/202310330200004/अ-82/2022-23.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची 
के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 
2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) को धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 
12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(वर्गमीटर में ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
मनेन्द्रगढ़- भरतपुर भगवानपुर 2471.00 कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण चॉग.. देवी मंदिर 
चिरमिरी- प.ह.नं. 26 विभाग कोरिया संभाग, मनेनद्गगढ़  भगवानपुर पहुंच मार्ग 

भरतपुर (छ.ग.) निर्माण कार्य. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
डी. राहुल वेंकट, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024 465 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2024 


क्रमांक/3370/वा./भू. अ./अ.वि.अ./2024.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ 
पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय 
की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
रायपुर रायपुर टिकरापारा 0.040 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर सार्वजनिक रास्ता 
प.ह.नं. 70 विकास प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.) (सड़क निर्माण) हेतु. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला-सुकमा, छत्तीसगढ़ एवं खसरा नम्बर रकबा : 
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं oes abe 
आपदा प्रबंधन विभाग 
सुकमा, दिनांक 16 मई 2024 जे ae 
856/19 0.020 
क्रमांक/1312/रीडर/अ-82/2021-22.-- चूंकि राज्य शासन 856/4 0.012 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद akan 050 
(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक | 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और मर eas 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
योग 05 0.070 


अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 


भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 
अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-सुकमा 
(ख) तहसील-सुकमा 
(ग) नगर/ग्राम-सुकमा 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.070 हेक्टेयर 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नगर सुकमा 
के महादेव डोंगरी के जिला सेनानी कार्यालय से एन.एच. 30 
तक पहुंच मार्ग हेतु, 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय 
अधिकारी (रा.), सुकमा में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
हरीस. एस, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


466 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024 [ भाग 1 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR 


Bilaspur, the 20th June 2024 


No. 9328/Checker/III-6- 1/2007 (Pt. I).—In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of Section 
11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the High Court of Chhattisgarh hereby confers the 
powers of Judicial Magistrate First Class upon the following Judicial Magistrate Second Class :— 


SL No. Name of the Judicial Magistrate Present place Present 
Second Class of posting Civil District 
(1) (2) (3) (4) 
1. Smt. Richa Yadav, J.M.S.C., Korba Korba Korba 
2 Ku. Madhuri Markam, J.M.S.C., Balod Balod Balod 
3. Shri Hemant Raj Dhurve, J.M.S.C., Balod presently Kartala Korba 


posted at Kartala. 


4. Smt. Neeharika Tiwari, J.M.S.C., Raipur Raipur Raipur 


By Order of the High Court, 
BALRAM PRASAD VERMA, Registrar General. 


